निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 993 ) 


17 अग्रहायण 1936 ( AO ) 
पटना , सोमवार, 8 दिसम्बर 2014 


बिहार विधान परिषद् सचिवालय 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अघिसूचना 

26 अगस्त 2014 
सं0 वि . प. स्था .- 01 / 2011 - 4089 ( 2 ) / वि . प. - बिहार विधान परिषद् सचिवालय में प्रशाखा पदाधिकारी के 06 
( छ :) पदों के विरूद्ध निम्नांकित प्रशाखा पदाधिकारियों जिन्हें विगतवार अधिसूचना सं .- 1125( 2), दिनांक 02.06. 2014 
द्वारा दिनांक 31. 08 . 2014 तक के लिए प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया था , का पुन : दिनांक 01.09. 2014 से दिनांक 
28. 02. 2015 तक प्रोन्नति विस्तार किया जाता है । 

1 . श्री ललन प्रसाद 
2. श्री संजय कुमार सिन्हा 
3. श्री शंकर कुमार 
4. श्री कमल कुमार 
5. श्री कन्हैया प्रसाद 
6. श्री शैलेन्द्र कुमार मिश्र 

माननीय सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

शेखर प्रबल , 
कार्यकारी सचिव , 
बिहार विधान परिषद् । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 993-571 + 50- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


